निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 आश्विन 1937 ( श0 ) 
( सं0 पटना 1086 ) पटना , बुधवार , 23 सितम्बर 2015 


कला, संस्कृति एवं युवा विभाग 


अधिसूचना 

8 जून 2015 
सं0 2 / वि . 1 - 27 / 2014 / 487 — बिहार राज्य खिलाड़ी कल्याण कोष योजनान्तर्गत अनुदान की नीतिमूलक 
मार्गदर्शिका 2013 - 14 की अधिसूचना ज्ञापांक - 712, दिनांक 14.06. 2013 में अधिसूचना की कंडिका - 6, कंडिका - 7 की 
उप कंडिका (ii) ( क ) ( ख ) एवं कंडिका - 9 में उप कंडिका ( ड.) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है : 

6. प्रतिभावान खिलाड़ी का तात्पर्य वैसे खिलाड़ी से है, जिन्होंने कंडिका - 4 में अंकित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 
बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए व्यक्तिगत् / दलीय खेल स्पर्धा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त किया हो अथवा राष्ट्रीय 
खेल प्रतियोगिता में सहभागिता हो । 

7.(ii )( क ) अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागिता एवं राष्ट्रीय स्तर पर बिहार राज्य का प्रतिनिधत्व करते हुए 
व्यक्तिगत / दलीय स्पर्धा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों अथवा राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने 
वाले खिलाड़ियो को इस योजना का लाभ मिलेगा । 

7.(ii )( ख ) राष्ट्रीय खेल संघों के मिनी / सब जूनियर एवं जूनियर स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में 
व्यक्तिगत् / दलीय खेल स्पर्धा में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों अथवा राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 
भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस योजना का लाभ मिलेगा । 

9. (ड.) राज्य के वैसे खिलाड़ी जिनका चयन डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग कोर्स हेतु ( अवधि 18 माह ) हो 
जाता है, उन्हें पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए संस्थान द्वारा निर्धारित शुल्क की राशि की स्वीकृति देने पर विचार किया 
जा सकेगा । 
2. अधिसूचना ज्ञापांक - 712, दिनांक 14.06. 2013 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

सुबोध कुमार चौधरी, 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1086-571 + 10 -डी0टी0पी0। 

Website : http :// egazette .bih.nic .in 


